468 


HARYANA GOVT. GAZ ., APR. 23 , 2013 ( VYSK. 3, 1935 SAKA) 


[ PARTI 


राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा 


निर्वाचन सदन , प्लाट नं0-2, सेक्टर -17 , पंचकूला 


दिनांक 12 अप्रैल, 2013 


क्रमांक एस०ई० सी०/ 250-II/2013/16016.- यह कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 161(4) का अनुसरण करते 
भूप सिंह सुपुत्र 

श्री सूरज भान, सरपंच, ग्राम पंचायत बापोड़ा, खण्ड व जिला भिवानी का नाम सरपंच पद के लिए आयोग की अधिसूचना 
क्रमांक एस० ई० सी ०/ ई०-11/2010/5347. दिनांक 6 जुलाई, 2010 के तहत अधिसूचित किया गया था । 


हुये श्री 


2 . 


यह कि 


उपायुक्त , भिवानी ने हरियाणा पचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(3) के अन्तर्गत अपने आदेश पृष्ठांकन 
क्रमांक 9500-04/पंचायत. दिनांक 23 नवम्बर. 2012 द्वारा श्री भूप सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत बापोड़ा, खण्ड व जिला भिवानी को सरपंच पद से 
पदच्युत करते हुए इस पद को रिक्त घोषित कर दिया है । 


3. 


अत: उपायुक्त, भिवानी के उपरोक्त पदच्युत आदेशों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग , हरियाणा एतद् द्वारा श्री भूप सिंह, 
सरपंच, ग्राम पंचायत, बापोड़ा, खण्ड व जिला भिवानी का नाम आयोग की अधिसूचना क्रमांक एस ०ई० सी०/ ई०-11/2010/5347 , दिनांक 6 जुलाई, 2010 
से आलोपित करता है । 


आदेश द्वारा, 


पंचकूला : 
दिनांक 11 अप्रैल, 2013 


( हस्तः )... , 
राज्य निर्वाचन 

आयुक्त , 

हरियाणा । 


STATE ELECTION COMMISSION , HARYANA 


NIRVACHAN SADAN , PLOT NO . 2 , SECTOR 17 , PANCHKULA 


The 12th April , 2013 


No. SEC/3E- II/ 2013/16012..- Whereas, the name of Smt. Taro W/oSh.Anoop Singh, Vice- Chairman, Panchayat 
Samiti , Hansi- 2 was notified as elected Vice- Chairman vide Commission s Notification No.SEC/ E -II /2010/ 7224, 


dated óth October , 2010 . 


2 . And, whereas, the Deputy Commissioner Hisar, has informed vide its letter No. Panchayat/ P.A/ 2013/52 , 
dated 2nd April, 2013 that “ No Confidence Motion " against Smt . Taro Devi W/ o Sh. Anoop Singh, Vice - Chairman 
Panchayat Samiti , Hansi-2 has been passed in a meeting held on 22nd March , 2013 and has further made the proposal 
to de-notify the name of Smt. Taro Devi W /o Sh . Anoop Singh , Vice -Chairman , Panchayat Samiti, Hansi -2 . 


3 . Therefore, as per the proposal of Deputy Commissioner , Hisar, the liame of Smt . Taro ( Devi ) W/o 
Sh. Anoop Singh as Vice- Chairman, Panchayat Samiti, Hansi- 2 of District Hisar is hereby de - notificd . 


Panchkula : 
The 11th April, 2013. 


DHARAM VIR, 
State Election Commissioner , Haryana. 


